निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 337 ) 


15 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 6 मार्च 2019 


सं० 3 - 12 - योजना - 4 / 2009( अंश) - 830 

वाणिज्य कर विभाग 


संकल्प 

6 मार्च 2019 
विषयः - वाणिज्य कर विभाग के लिए पूर्वी गार्डिनर रोड, पटना में रु० 40 . 00 

( चालीस ) करोड़ की प्राक्कलित राशि से " कर भवन " निर्माण हेतु प्रशासनिक 
स्वीकृति । 

वाणिज्य कर विभाग के समुचित प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु एकीकृत भवन होने से 
कर प्रशासन एवं पर्यवेक्षण में काफी सुविधा होगी इस हेतु " कर भवन " का निर्माण कराया जाना 
है । उक्त निर्माण योजना का कुल भौतिक आकार कुल 1 ,19, 492 वर्ग फीट ( G + 5 भवन) का 
होगा । विषयांकित निर्माण कार्य, राज्य योजना के अंतर्गत भवन निर्माण विभाग द्वारा वर्षवार व्यय 
आकलन के आधार पर वजटीय उपबंध से किया जाएगा । 

2. GST के अधीन समस्त कार्य ऑनलाईन किये जा रहे है । इस प्रणाली के अधीन 

करदाताओं का निबंधन , संवीक्षा, कर निर्धारण , कर - संग्रहण, कर वापसी, रददीकरण 
सहित सभी कार्य ऑनलाईन ही किया जाना है । समस्त कार्य ऑनलाईन किये जाने 
हेतु एक भवन होने से नेट कनेक्टीविटी , मॉनिटरिंग आदि कार्यो में काफी सहूलियत 
होगी । इस केन्द्रीकृत प्रशासन की परिकल्पना के आलोक में विभाग का अपना 

एकीकृत भवन होना आवश्यक है । 
3. विषयांकित योजना हेतु दिनांक 05. 03. 2019 को मंत्रीपरिषद की बैठक में मद संख्या 

21 के रूप में वाणिज्य कर विभाग के लिए पूर्वी गार्डिनर रोड , पटना में रु० 40 .00 
( चालीस) करोड़ रुपये मात्र की प्राक्कलित राशि से कर भवन निर्माण हेतु 
प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । 
उक्त स्वीकृत राशि का व्यय माँग संख्या - 03 के मुख्यशीर्ष - 4047 - अन्य राजकोषीय 
सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय - उपमुख्यशीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 051 -निर्माण - उपशीर्ष - 01 
01 - वाणिज्य कर विभाग के भवन विपत्र कोड - 03 - 4047000510101 के विषयशीर्ष 
53 - मुख्य निर्माण कार्य - 0101. 53.01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा , 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 मार्च 2019 


जिसका व्यय भवन निर्माण विभाग द्वारा वर्षवार व्यय आकलन के आधार पर बजटीय 

उपबंध से किया जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी 

असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया 
जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्षों / महालेखाकार 
( ले० एवं ह0 ) , बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट , 
राज्य - कर आयुक्त - सह - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 337 -571 + 500 डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


